निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 690) 


29 ज्येष्ठ 1937 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 19 जून 2015 


शिक्षा विभाग 


शुद्धि - पत्र 

5 जून 2015 
सं0 10 / व 1 - 16 / 2004 मा० शि० - 437 — अधिसूचना संख्या 436 दिनांक 04.06. 2015 में अंकित बिहार राज्य 
संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के अध्यक्ष पद पर राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है , 
के बदले बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के अध्यक्ष पद पर तीन वर्षों से अनधिक कालावधि के लिये राज्य 
सरकार के प्रसाद पर्यन्त नियुक्ति किया जाता है, साथ ही हस्ताक्षरित अधिसूचना में अंकित संयुक्त सचिव मा० शिक्षा के 
बदले संयुक्त सचिव , शिक्षा विभाग पढ़ा जाय । 
शेष यथावत् रहेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

(ह0 ) अस्पष्ट, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 690 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


